निबंधन संख्या पी0टी0-40 





aware wat 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 HTa 1942 (210) 
(io पटना 102) पटना शुक्रवार 5 फरवरी 2021 








बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार 
अधिसूचना 
4 फरवरी 2021 
सं० 1--विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा- 8-ए के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च 
न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के मनोनयन से माननीय न्यायमूर्ति श्री विकाश जैन, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना 


को पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है । 


आदेश से, 
कृष्ण मुरारी शरण, 
सदस्य सचिव। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 102-571+10-डी0टी0पी0 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


